रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.-33004/99 


HT 
- CE 


47 


. 


3. 


. . 


. . . 


. . 


सनामंव जगत 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 1, 2016 / आषाढ़ 10 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ ASHADHA 10 , 1938 


सं . 1652 ] 
No. 1652 ] 


वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 जून, 2016 
का . आ . 2282 ( अ ). - केंद्रीय सरकार, निर्यात ( गुणवता नियंत्रण एवंनिरीक्षण) नियम , 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात 
( गुणवता नियंत्रण एवं निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 (1963 का 22 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग करते हुए भारत सरकार , 
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , वाणिज्य विभाग , की दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना सं. 410 ( अ ) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करती है , अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में , कम संख्या 1 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियाँ 
प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: 
क्रम सं . 

नाम और पदनाम 
श्री बिनोय कुमार, अध्यक्ष 
महानिदेशक , आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एंव उद्योग 
मंत्रालय, नई दिल्ली " 


1 . 


[ फा. सं. 2 / 36 / 2016–निर्यात निरीक्षण ] 

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव 


नोट - मुख्य अधिसूचना दिनांक 05 फरवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 410(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी । 


3304 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3( ii)] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd June, 2016 
S . O . 2282 ( E ). — In pursuance of section 3 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 (22 
of 1963) read with rule 3 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Rules, 1964 , the Central Government 
hereby makes the following amendment in notification of the Government of India , Ministry of Commerce and 
Industry , Department of Commerce , number S . O . 410 ( E ), dated the 5 “ February , 2016 , namely : - 

In the said notification , for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and 
entries shall be substituted namely : - 


Name and Designation 


Serial 
Number . 
“ 1 . 


Shri Binoy Kumar , Chairman 
Director General, Directorate General of Supplies & Disposals, 
| Department of Commerce,Ministry of Commerce and Industry , New Delhi.” 


[No. 2/ 36 /2016 -Export Inspection ] 

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy. 
Note :- The principal notification was published vide number S .O . 410 ( E ), dated the 5th February, 2016 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


